PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., APR. 24 , 2007 (VYSK. 4, 1929 SAKA) 


241 


सिंचाई विभाग 


आदेश 


दिनांक 12 अप्रैल, 2007 


क्रमांक 40/130W/पानीपत . - जैसा कि हरियाणा सरकार की घोषणा क्रमांक 39/ पानीपत, दिनांक 19 मार्च, 2007 द्वारा भूमि अधिग्रहण 
नियम, 1894 की धारा 6 के अधीन जारी की गई है । जिस की हरियाणा सिंचाई विभाग, पंचकूला के खर्च पर जनता की सुविधा हेतु 
नामत: शामरी ड्रेन की एक्सटैन्शन बुर्जी नं ० 0 से 18200 के निर्माण हेतु जो की गांव शामरी - लोचब- बैरन , शामरी -बुरान. शामरी सीसान, 
तहसील गोहाना, जिला सोनीपत तथा गांव बुआना लाखु, तहसील इसराना, जिला पानीपत में स्थित है । 


अब, भूमि अधिग्रहण नियम, 1894 की धारा 7 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा सरकार जिला राजस्व अधिकारी 
एवं भूमि अर्जन कलैक्टर, पानीपत/ सोनीपत को निर्देश देती है कि उपरोक्त गजट में वर्णित भूमि के अधिग्रहण हेतु कार्यवाही करें । 


A 


राज्यपाल हरियाणा के आदेशानुसार । 


.... 


एम० के ० आहूजा, 

अधीक्षक अभियन्ता, 
यमुना जल सेवाएं परिमण्डल , करनाल | 


IRRIGATION DEPARTMENT 


Order 


The 12th April , 2007 


No. 40 / 130W / Panipat. - Whereas, the land described in the Haryana Government, declaration 
No. 39 / Panipat, dated 19th March, 2007 issued under Section 6 of Land Acquisition Act , 1894 has been 
declared to be needed at the expenses of Irrigation Department, Haryana , Panchkula for public purpose , 
namely , for extension of Shamri Drain RD 0 to 18200 in Village Shamri Lauchab -Barrain , Shamri Buran , 
Shamri Sisan , Tehsil Gohana of District Sonepat and in Village Buana Lakhu , Tehsil Israna , District Panipat. 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of Land Acquisition Act, 1894 
the Government of Haryana hereby directs the District Revenue Officer- cum - Land Acquisition Collector, 
Panipat/Sonepat to take the order for the acquisition of the land described in the specification appended to the 
declaration published with the aforesaid Gazette . 


.. 


By Order of Governor of Haryana . 


M. K. AHUJA, 


---- 


Superintending Engineer, 
Y. W. S. Circle, Karnal. 


-- 


---- 


42327.-- C.S.-- H.GP., Chd . 


